शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
“ छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015 . ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22- छत्तीसगढ़ गजट /38 सि . से . 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001. ” 


सत्यवजय 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 16 ] 


रायपुर , शुक्रवार , दिनांक 19 अप्रैल 2019 - चैत्र 29 , शक 1941 


भाग 3 ( 1 ) 


विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती रंजीता कन्द्रवार ध. प. श्री ओमकार कन्द्रवार , उम्र 32 वर्ष, निवासी- क्वा. नं. 
35 /एच, सी . एस. 01, सेक्टर -1 भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम रंजीता मेश्राम ( Ranjeeta Meshram) 
आत्मजा श्री सुरेश मेश्राम था, जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. मेरा विवाह श्री ओमकार कन्द्रवार के साथ संपन्न हुआ विवाह 
पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम /उपनाम श्रीमती रंजीता कन्द्रवार रख ली हूँ. मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं , 
उनके सर्विस रिकार्ड में व अन्य शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में मेरा परिवर्तित नया नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब मुझे श्रीमती रंजीता कन्द्रवार ध. प. श्री ओमकार कन्द्रवार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


रंजीता मेश्राम 
(Ranjeeta Meshram ) 

पिता - श्री सुरेश मेश्राम 
( D / o - Shri Suresh Meshram ) 
निवासी - क्वा . नं.- 35/ एच, सी . एस. 01 , 

सेक्टर -1 भिलाई , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


श्रीमती रंजीता कन्द्रवार 
(Smt. Ranjeeta Kandarwar) 

पति - श्री ओमकार कन्द्रवार 
( W /o- Shri Omkar Kandarwar)) 
निवासी - क्वा . नं .- 35 /एच, सी . एस .. 

01 , सेक्टर -1 भिलाई , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


85 


86 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती काकली बाग ध. प. श्री प्रमोद कुमार बाग, उम्र 43 वर्ष, निवासी- क्वा . नं.-22/ 
ए, जे. पॉकेट, मरोदा सेक्टर , भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) की हूँ. यह कि पूर्वमें मेरा नाम “ काकली कोली ( Kakali Koley) " था तथा 
यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है , मेरा विवाह श्री प्रमोद कुमार बाग के साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात् मेरा नाम श्रीमती 
काकली बाग परिवर्तित हो गया. मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं . उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम “ काकली ” दर्ज है, जो कि 
अपूर्ण है. मैं अपने पति के सर्विस रिकार्ड में व अन्य समस्त आवश्यक शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में मेरा पूर्ण नाम “ श्रीमती 
काकली बाग ” दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ . 


अतः अब मुझे श्रीमती काकली बाग ध. प. श्री प्रमोद कुमार बाग के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


काकली कोली, काकली 
(KakaliKoley ,Kakali) 

पति - प्रमोद कुमार बाग 
निवासी - क्वा . नं . - 22 / ए, 
जे. पॉकेट , मरोदा सेक्टर भिलाई , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


श्रीमती काकली बाग 
( Smt. Kakali Bagh ) 
पति - प्रमोद कुमार बाग 
निवासी - क्वा. नं .- 22 / ए, 
जे. पॉकेट , मरोदा सेक्टर भिलाई , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती रश्मि मेहता ध. प. श्री पंकज कुमार मेहता, उम्र 52 वर्ष, निवासी - क्वा . नं.- 6 ए , 
स्ट्रीट नं.- 40, सेक्टर-10 सिविक सेंटर भिलाई , तहसील व जिला - दुर्ग ( छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत 
हैं , उनके सर्विस रिकार्ड में व मेरे पेन कार्ड ,बैंक पास बुक , शेयर सर्टिफिकेट व म्युचुवल फंड के रिकार्ड्स में मेरा नाम रश्मि पी . मेहता ( Rashmi 
P. Mehta) दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है जबकि मेरा सही नाम रश्मि मेहता है. मैं अपने सही नाम को मेरे पति के सर्विस रिकार्ड व मेरे समस्त 
शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों/ दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी 


अतः अब मुझे श्रीमती रश्मि मेहता (Smt. Rashmi Mehta ) ध. प. श्री पंकज कुमार मेहता (Shri Pankaj Kumar Mehta ) के नाम 
से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


रश्मि पी . मेहता 
पति - श्री पंकज कुमार मेहता 
निवासी - क्वा . नं .- 6 ए, स्ट्रीट नं.- 40 , 
सेक्टर -10, सिविक सेंटर भिलाई , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


श्रीमती रश्मि मेहता 
(Smt. Rashmi Mehta ) 

पति - श्री पंकज कुमार मेहता 
( W/ o - Shri Pankaj Kumar Mehta ) 
निवासी - क्वा . नं . - 6 ए, स्ट्रीट नं . - 40 , 
सेक्टर -10, सिविक सेंटर भिलाई , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2019 


87 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती वी . जगदीश्वरी ध. प. श्री वी. मुरली कृष्णा, उम्र 33 वर्ष, निवासी- म. नं.- 231 , 
गांधी नगर , वार्ड नं .- 14 , भिलाई -3 , तहसील - पाटन, जिला दुर्ग ( छ. ग. ) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम “ बी. जगदीश्वरी आत्मजा बी . उमा 
महेश्वर राव " था , जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व पेनकार्ड में दर्ज है. मेरा विवाह श्री वी. मुरली कृष्णा के साथ संपन्न हुआ. विवाह 
पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम " श्रीमती वी. जगदीश्वरी (Smt . V. Jagadishwari) ” रख ली हूँ. मैं अपने नये नाम को मेरे समस्त 
शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी 


. 


अतः अब मुझे श्रीमती वी. जगदीश्वरी (Smt. V. Jagadishwari ) ध. प. श्री वी. मुरली कृष्णा (Shri V. Murali Krishna ) के नाम 
से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


बी . जगदीश्वरी 
( B. Jagadishwari ) 
पिता - श्री बी . उमा महेश्वर राव 
( D / o- Shri B.Uma Maheswar Rao ) 
निवासी - म. नं. - 231, गांधी नगर, 
वार्ड नं. - 14, भिलाई -3, 

तहसील - पाटन , 
जिला- दुर्ग ( छ. ग .) 


श्रीमती वी . जगदीश्वरी 
(Smt. V. Jagadishwari ) 

पति - श्री वी . मुरली कृष्णा 
( W / o - Shri V.Murali Krishna ) 
निवासी - म. नं .- 231 , गांधी नगर , 
वार्ड नं. - 14, भिलाई -3, 

तहसील- पाटन , 
जिला- दुर्ग ( छ. ग .) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , नीरज यादव आत्मज श्री संतोष यादव , उम्र 24 वर्ष, निवासी - व्ही . आई. पी. रोड टेमरी , 
माना कैम्प, रायपुर , तहसील व जिला रायपुर ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम “ घनाराम आ . श्री संतोष यादव " था जो कि मेरे समस्त 
शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य शासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपने पूर्व नाम को परिवर्तित कर नया नाम “ नीरज यादव ” रख लिया 
हूँ. मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी 
के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझे नीरज यादव ( Neeraj Yadav) आ . श्री संतोष यादव के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्जकिया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


नीरज यादव 


घनाराम 
पिता - श्री संतोष यादव 
निवासी - व्ही. आई. पी . रोड, टेमरी , 

माना कैम्प, रायपुर, 
तह. व जिला - रायपुर ( छ. ग. ) 


(Neeraj Yadav ) 

पिता - श्री संतोष यादव 
निवासी - व्ही . आई. पी . रोड, टेमरी , 

माना कैम्प, रायपुर , 
तह. व जिला - रायपुर ( छ . ग. ) 


88 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दशरथ लाल देवांगन, आत्मज श्री जग्गू राम देवांगन , उम्र 58 वर्ष, निवासी- म. नं.- 574, 
वार्ड नं. - 52 , सुन्दर नगर , धनोरा रोड , बोरसी, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग ( छ . ग. ) का हूँ. यह कि मेरा पूर्ण नाम दशरथ लाल देवांगन आ . श्री जग्गू 
राम देवांगन है, जो कि मेरे कुछ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, सर्विस रिकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे कुछ 
शैक्षणिक प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम दशरथ लाल आ . श्री जग्गू राम दर्ज है जो कि अपूर्ण है. मैं मेरे पूर्ण नाम को मेरे समस्त प्रमाण 
पत्रों व अन्य शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखो व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंधमें सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ . 


अतः अब मुझे दशरथ लाल देवांगन आ . श्री जग्गू राम देवांगन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्जकिया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


दशरथ लाल 

पिता - श्री जग्गू राम 
निवासी - म. नं. - 574, वार्ड नं. - 52 , 
सुन्दर नगर, धनोरा रोड , 

बोरसी, दुर्ग, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


दशरथ लाल देवांगन 
पिता - श्री जग्गू राम देवांगन 
निवासी - म . नं. - 574, वार्ड नं . - 52 , 
सुन्दर नगर , धनोरा रोड. 

बोरसी, दुर्ग , 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , संदीप कुमार निवासी - फ्लैट नं.- 302 , मधुरिला हाईट्स, फेस-2, मैत्री कुंज, रिसाली, 
भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरी पुत्री का पूर्व नाम स्निग्धा था तथा यह 
नाम उसके जन्म प्रमाण पत्र व शैक्षणिक प्रमाण पत्र में दर्ज है. मैं अपनी पुत्री के नाम के साथ “ मेनन ” उपनाम जोड़कर नया नाम स्निग्धा मेनन 
( Snigdha Menon) रख लिया हूँ. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मेरी पुत्री को स्निग्धा मेनन ( Snigdha Menon ) आ . श्री संदीप कुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया 


जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


स्निग्धा 
पिता - श्री संदीप कुमार 
निवासी - फ्लैट नं . - 302 , 
मधुरिला हाईट्स, फेस-2, 
मैत्री कुंज, रिसाली, भिलाई , 
तह . व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


स्निग्धा मेनन 
( Snigdha Menon) 
पिता - श्री संदीप कुमार 
निवासी - फ्लैट नं . - 302, 
मधुरिला हाईट्स , फेस-2, 
मैत्री कुंज, रिसाली, भिलाई, 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2019 


89 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , हरदेव सिंह नेताम आत्मज श्री निजाम सिंह, उम्र 41 वर्ष,निवासी - क्वा. नं . 02 एच . सड़क 
एवेन्यू डी, सेक्टर -6, भिलाई , तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरे पुत्र का नाम रूद्र सिंह ठाकुर था, जो कि उसके जन्म प्रमाण 
पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र व आधार कार्ड में दर्ज है, मैं उसके पूर्व नाम को परिवर्तित कर नया नाम/ उपनाम रूद्र सिंह नेताम ( RUDRA SINGH 
NETAM) रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मेरे पुत्र को रूद्र सिंह नेताम आ . श्री हरदेव सिंह नेताम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


रूद्र सिंह ठाकुर 
(RUDRA SINGH THAKUR ) 

पिता - श्री हरदेव सिंह नेताम 
(S /o -SHRIHARDEV SINGH NETAM ) 

निवासी - क्वा . नं . 02 एच. 

सड़क एवेन्यू डी , 

सेक्टर -6, भिलाई , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


रूद्र सिंह नेताम 
(RUDRA SINGH NETAM ) 

पिता - श्री हरदेव सिंह नेताम 
( S /o -SHRI HARDEV SINGHNETAM) 

निवासी - क्वा . नं . 02 एच. 

सड़क एवेन्यू डी , 

सेक्टर -6, भिलाई , 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , हरदेव सिंह नेताम आत्मज श्री निजाम सिंह , उम्र 41 वर्ष, निवासी- क्वा. नं. 02 एच. सडक 
एवेन्यू डी , सेक्टर -6, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरी पुत्री का नाम कु. हर्षिता ठाकुर था, जो कि उसके जन्म 
प्रमाण पत्र , शैक्षणिक प्रमाण पत्र व आधार कार्ड में दर्ज है, मैं उसके पूर्व नाम को परिवर्तित कर नया नाम/ उपनाम हर्षिता नेताम ( HARSHITA 
NETAM) रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मेरे पुत्री को हर्षिता नेताम आ. श्री हरदेव सिंह नेताम के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


कु . हर्षिता ठाकुर 
( KU. HARSHITATHAKUR ) 

पिता - श्री हरदेव सिंह नेताम 
( D / o- SHRI HARDEV SINGHNETAM) 

निवासी - क्वा. नं . 02 एच. 

सडक एवेन्यू डी , 

सेक्टर -6 , भिलाई , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


हर्षिता नेताम 
( HARSHITA NETAM ) 

पिता - श्री हरदेव सिंह नेताम 
( D/ o -SHRIHARDEV SINGHNETAM) 

निवासी - क्वा . नं . 02 एच . 

सडक एवेन्यू डी , 

सेक्टर -6, भिलाई , 
तह . व जिला - दुर्ग ( छ . ग. ) 


90 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , सतिन्दर सिंह चहल आत्मज श्री अमरीक सिंह चहल, उम्र 44 वर्ष, निवासी - एफ -1, सृष्टि 
गार्डन, तेलीबांधा, रायपुर ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि मेरा सही व पूर्ण नाम “ सतिन्दर सिंह चहल आ. श्री अमरीक सिंह चहल ” है, जो कि मेरे समस्त 
शासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम “ सतेन्दर सिंह आ. श्री अमरीक सिंह ” दर्ज है जो कि अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण 
है, मैं अपने सही व पूर्ण नाम को मेरे पासपोर्ट में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझे सतिन्दर सिंह चहल आ . श्री अमरीक सिंह चहल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


सतेन्दर सिंह 
( Satender Singh ) 
पिता - श्री अमरीक सिंह 

(Shri Amrik Singh ) 
निवासी - एफ -1, सृष्टि गार्डन , 

तेलीबांधा, रायपुर 
तह . व जिला - रायपुर ( छ. ग. ) 


सतिन्दर सिंह चहल 
( Satinder Singh Chahal ) 
पिता - श्री अमरीक सिंह चहल 
(Shri Amrik Singh Chahal) 
निवासी - एफ -1, सृष्टि गार्डन , 

तेलीबांधा, रायपुर 
तह. व जिला- रायपुर ( छ. ग. ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , जनक कुमार आत्मज श्री सुंदर लाल, उम्र 44 वर्ष, निवासी- Flat No.- 417- B/ 418, 
Mahaveer Cornet, Valagerehalli, Near Kengeri Ring Road, Kengeri Satelite Town, Benguluru South , Benguluru (Karnataka ). 
यह कि पूर्व में मेरी पुत्री का नाम “ सुरभि वर्मा (Surabhi Verma ) " था जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र व उसके आधार कार्ड 
में दर्ज है. मैं अपनी पुत्री का पूर्व नाम को परिवर्तित कर नया नाम “माही वर्मा ( Mahi Verma) ” रख लिया हूँ. उसका परिवर्तित यह नया नाम उसके 
समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों/ दस्तावेजों व अन्य प्रमाण पत्रों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत 
कर दिया हूँ . 


अतः अब मेरी पुत्री को माही वर्मा ( Mahi Verma ) आत्मजा श्री जनक कुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


सुरभि वर्मा 


(Surabhi Verma) 
पिता - श्री जनक कुमार 
( D /o - Shri Janak Kumar ) 
निवासी- Flat No.417 - B/ 418 , 

Mahaveer Cornet, 
Valagerehalli, Near 
Kengeri Ring Road, 
Kengeri Satelite Town, 

Benguluru South, 
Benguluru (Karnataka ). 


माही वर्मा 
( Mahi Verma) 
पिता - श्री जनक कुमार 
( D/ o -Shri JanakKumar ) 
निवासी- Flat No.- 417- B /418 , 

Mahaveer Cornet, 
Valagerehalli, Near 
Kengeri Ring Road, 
Kengeri Satelite Town , 

Benguluru South, 
Benguluru (Karnataka ). 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2019 


91 


न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट डोंगरगढ़, जिला- राजनांदगांव 


डोंगरगढ़ , दिनांक 14 मार्च 2019 


प्रारूप 04 
नियम 5 ( 1 ) देखिये 


छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 05 ( 2 ) 
छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1962 की नियम 5 ( 1 ) के अंतर्गत 


क्रमांक/ 821/स्टेनो शाखा/ अ. वि . अ ../ 2019. - चूँकि आवेदक श्री संत शिरोमणि त्रिकालदर्शी सुदर्शन महाराज जी रामायण रयचिता 
बालमिकी जी सुदर्शनगिरी ट्रस्ट समिति डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव ने छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 04 के अधीन नीचे 
अनुसूची में दर्शाई गई, संपत्ति एवं लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है. 


अतः एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 08-04-2019 को विचार हेतु नियत किया गया है, कोई 
भी व्यक्ति उक्त न्यास की संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां/ सुझाव, दावा या उजर प्रस्तुत करना चाहता हो तो उसे इस 
सूचना के प्रकाशन दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं या अभिभावक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर 
प्रस्तुत करें उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/ सुझाव को विचार के लिए गये ग्राहय नहीं किया जावेगा. 


अनुसूची 
( लोक न्यास का नाम पता व सम्पत्ति का विवरण ) 


1 . 


लोक न्यास का नाम व पता : 


श्री संत शिरोमणि त्रिकालदर्शी सुदर्शन महाराज जी रामायण रचयिता 
बालमिकी जी सुदर्शनगिरी ट्रस्ट समिति डोंगरगढ़ 
जिला राजनांदगांव ( छ . ग. ) 
पिन कोड नंबर 491445 


2 . 


संपत्ति : 


चल संपत्ति के रूप में 25000/ - रुपया ( पच्चीस हजार ) 
सदस्यों से प्राप्त शुल्क 


3 . 


अचल संपत्ति 


: 


निरंक 


टीप : - उक्त समिति द्वारा वर्ष 1999 में डोंगरगढ़ स्थित पर्वत सुदर्शन गिरी खसरा नंबर 254 रकबा 11.311 हेक्ट. मद शासकीय भूमि में श्री संत 
शिरोमणि सुदर्शन महाराज एवं वालमिकी जी की प्रतिमा स्थापित कर समिति की स्थापना किया गया है. 


प्रेम प्रकाश शर्मा 
अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं 

पंजीयक 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2019 . 


